सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 526 राँची, मंगलवार , 


09 जुलाई , 2019 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
08 जुलाई, 2019 


संख्या-13/ न्या ० विविध -03/2014 का ० 5352-- माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च 
न्यायालय , रांची से प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय राज्यपाल, झारखण्ड द्वारा माननीय न्यायमूर्ति 
श्री एच ० सी ० मिश्रा, न्यायाधीश , झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 
चैप्टर- III की कंडिका 6( 2)( बी ) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष 
( Executive Chairman ) के पद पर योगदान की तिथि से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अनिल कुमार 

सिन्हा 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची 

द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 526 -- 50 


